निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 300 , पटना. आषाढ, 1937 soPoon 


( संo पटना 309 ) 


12 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 3 जुलाई 2009 


निर्वाचन विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 

1 जुलाई 2009 
सं0 ई. एल . 1- 007 / 2009- 42 — भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 155 / बिहार- वि.प./ 2009(1), दिनांक 18 जून 2009 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

प्रभात कुमार गुप्ता , 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 जुलाई 2009 

भारत निर्वाचन आयोग 

___ अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक 18 जून, 2009 / ज्येष्ठ 28 , 1931 ( शक ) 

सं0 155 /बिहार - वि०प0 / 2009 (1) — लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 22 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 23 अक्टूबर , 2001 की उसकी 
अधिसूचना संख्या 155 / बिहार -वि०प० / 2001(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगें अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में : 

स्तम्भ - 2 में क्रम संख्या 6 के सामने "शिक्षक " निर्वाचन क्षेत्र शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित 
प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएगी : 


क्रम सं० 

6. 


निर्वाचन क्षेत्र का नाम 
कोशी शिक्षक 


सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 
संयुक्त आयुक्त - सह - सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , 
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया । 
आयुक्त के सचिव , पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया । 


| 17. 


आदेश से , 
के0 अजय कुमार, 

सचिव । 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi -110001. Dated : 18th June, 2009/ Jyaistha 28 , 

1931 ( Saka ) 
___ No . 155 / BR- lc / 2009 ( 1 ) — In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 22 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951 ) , the Election 
Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in its 
Notification no . 155 / BR - LC /2001 ( 1), dated 23rd October 2001, namely — 

In the TABLE appended to the said Notification 
Under the heading “ Teachers Constituencies ", in column 2 , against S . No . 6 after the 
existing entries the following entries shall be added 


Name of Constituency 


Assistant Returning Officer 


No. 


1 


Koshi Teachers 


2 
Joint Commissioner -Cum Secretary 
Regional Transport Authority , 
Purnea. 
Secretary to Commissioner, Purnea 
Division , Purnea . 


By Order, 
K . AJAY KUMAR , 

Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 309- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


